PARTI ]] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR. 13, 2010 (CHTR. 23, 1932 SAKA) 


185 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा ) भिवानी वृत 


दिनांक 31 मार्च, 2010 


क्रमांक 725. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला भिवानी में 
नामत: निर्माणाधीन मालवास से कुसुम्भी सड़क के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित 
परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामगारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के 
सहर्ष प्राधिकृत है । 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 30 
दिन के भीतर अपने आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता, हिसार , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी एवं कार्यकारी 
अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है । 


- 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्रा 


क्षेत्रफल 


नम्बर खसरा 


हदबस्त 
नं ० 


गांव 


एकड़ों में 


भिवानी 


भिवानी 


देवसर 


25 


0.12 


320 


21/1 , 21/2 , 22 , 23 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 


( हस्ता ०)..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग 

( भवन एवं मार्ग शाखा), भिवानी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


BHIWANI CIRCLE 


The 31st March, 2010 


No. 725. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land is likely to be acquired by the Government 
at public expense , for public purpose, constg . a road from Malwas to Kusumbhi Road . It is hereby notified that the land 
described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 to whom it may 
concerned . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officers and officials for the time being engaged in the locality may file objections within thirty days of the notification 


186 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR. 


13, 2010 (CHTR. 23, 1932 SAKA) 


[ PARTI 


in writing before the Land Acquisition Collector,Hisar, Public Works Department (Building and Road Branch ), Bhiwani 
and Executive Engineer, provl. Divn . PWD ( B & R Branch ), Bhiwani. 


Specification 


District 


Tehsil 


In Khasra No. 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area 
in Acre 


Bhiwani Bhiwani 


Devsar 


25 


0.12 


320 


21 /1.21 / 2,22, 23 


For and on behalf of Governor of Haryana. 


( Sd. ).... 


Superintending Engineer , 
Bhiwani Circle, P.W.D.( B. & R. Branch), Bhiwani. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा ) भिवानी 

वृत 


दिनांक 31 मार्च, 2010 


--- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर . सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला भिवानी में 
नामत: भिवानी से जीन्द सड़क जिला भिवानी में सड़क के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है , जो इससे 
सम्बन्धित हैं : 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामगारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के 
सहर्ष प्राधिकृत है । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र मे किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 30 दिन 
के भीतर अपने आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता, हिसार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी एवं कार्यकारी 
अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


नम्बर खसरा 


परिक्षेत्र। 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


कनाल 


मरला 


भिवानी 


भिवानी 


मुण्डाल कलां 


55 


1 


7 


90 


10/2 मिन (1-2 ), 11/1 मिन (0-5 ) 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्ता ०) ..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग 

( भवन एवं मार्ग शाखा), भिवानी । 


। 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 13 , 2010 (CHTR . 23 , 1932 SAKA ) 


187 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


BHIWANI CIRCLE 


The 31st March , 2010 


No. 726. - Whereas , the Governor ofHaryana is satisfied that the land is likely to be acquired by theGovernment 
atpublic expense , for public purpose , constg. a road from Bhiwani to Jind Road . District Bhiwani It is hereby notified 
that the land described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to whom itmay 
concerned . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officers and officials for the time being engaged in the locality may file objections within thirty days of the notification 
in writing before the Land Acquisition Collector, Hisar, Public WorksDepartment (Building and Road Branch ) Bhiwani 
and Executive Engineer, provl. Divn . PWD (B & R Branch ), Bhiwani. 


Specification 


District 


Tehsil 


In Khasra No. 


Locality ! 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Kanal Marla 


Bhiwani 


Bhiwani 


Mundhal Kalan 55 


1 


7 


90 


10 / 2min ( 1-2 ), 11 / 1min ( 0.5 ) 


For and on behalf of Governor of Haryana. 


( Sd . ) ..., 

Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , P.W.D.(B.& R. Branch ), Bhiwani. 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 23rd March , 2010 


No. 3260 /2 - L. - Whereas, the land described in the Haryana Government, Notification No. 320 /2 - L , dated 
11th January, 2010 of Land Acquisition Act, 1984 has been declared to be needed by the Government at public 
purpose , namely , for construction of escape reservoir at RD 41350 - L Loharu Canal in Village Barsana and Tiwala , 
Tehsil Ch . Dadri , District Bhiwani. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1984. The Governor 
of Haryana direct the Land Acquisition Collector/District Revenue Officer ( I.B.) Bhiwani to take order for acquisition 
of land described in the specification appended to the declaration published with the notification . 


By order of Governor of Haryana . 


C.S. GOYAL , 


Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


46963 – C.S.- H.G.P ., Chd . 


